शासन 


छत्तीसगढ़ 


पंजीयन क्रमांक 
“ छत्तीसगढ़/ दुर्ग/ 09/ 2013-2015 . ” 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक 
टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी. 2-22- छत्तीसगढ़ गजट /38 सि . से . 
भिलाई, दिनांक 30-5-2001. ” 


सत्यवजय 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 39 ] 


रायपुर , शुक्रवार , दिनांक 29 सितम्बर 2017 - भाद्र 7 , शक 1939 


भाग 3 ( 1 ) 


विज्ञापन 


अन्य सूचनाएं 


नाम परिवर्तन 


. 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सुशील कुमार आहुजा आत्मज स्व . संतुमल आहुजा उम्र 52 वर्ष, जाति सिंधी, निवासी 
म . नं. -290 , वार्ड नं. -35 , चौखड़िया पारा, राजनांदगांव, तहसील व जिला राजनांदगांव ( छ. ग. ) का हूं. यह कि पूर्व में मेरा नाम शिशुपाल था , 
यह नाम मेरे राजस्व अभिलेखों में दर्ज है. मैं अपने पूर्व नाम को परिवर्तित कर नया नाम सुशील कुमार आहुजा रख लिया हूं तथा यही नाम मेरे 
शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, शासकीय दस्तावेजों, आधार कार्ड , पेन कार्ड आदि में दर्ज है इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र 
प्रस्तुत कर दिया हूं. 


अतः अब मुझे सुशील कुमार आहुजा आ . स्व. संतुमल आहुजा के नाम से जाना, पहचाना , पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


शिशुपाल 
पिता - स्व . संतुमल आहुजा 
निवासी- म . नं . - 290 , वार्ड नं . - 35, 

चौखड़िया पारा, राजनांदगांव 
तह. व जिला राजनांदगांव ( छ. ग . ) 


सुशील कुमार आहुजा 
पिता - स्व . संतुमल आहुजा 
निवासी- म . नं .- 290 , वार्ड नं .- 35, 

चौखड़िया पारा, राजनांदगांव 
तह. व जिला राजनांदगांव ( छ. ग. ) 


255 


256 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 29 सितम्बर 2017 


[ भाग 3 ( 1 ) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , ललित दास वैष्णव आत्मज स्व. राम दास वैष्णव, उम्र 46 वर्ष, निवासी - मोगरा -153 बी 
ब्लाक, इंटरनेशनल कालोनी, ट्वीन सिटी, तालपुरी, रूआबांधा, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग. ) का हूं. यह कि मेरे आधार कार्ड एवं कुछ 
शासकीय दस्तावेजों व अभिलेखों में मेरा पूर्ण नाम ललित दास वैष्णव (Lalit Das Vaishnav) दर्ज है जो कि सही है. मैं भिलाई इस्पात संयंत्र 
भिलाई में कार्यरत हूं मेरे सर्विस रिकार्ड व शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, पैन कार्ड एवं ड्रायविंग लायसेंस में मेरा नाम अपूर्ण नाम ललित दास दर्ज है. जो 
कि त्रुटिपूर्ण है . मैं अपने नाम / उपनाम को परिवर्तित कर सही नाम ललित दास वैष्णव रख लिया हूं. तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी 
के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं . 


अतः अब मुझे ललित दास वैष्णव आ . स्व . राम दास वैष्णव के नाम से जाना, पहचाना , पुकारा व दर्जकिया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


ललित दास 

(Lalit Das ) 
पिता - स्व . राम दास वैष्णव 
( Late Ram Das Vaishnav ) 
निवासी - मोगरा -153 बी- ब्लाक , 
इंटरनेशनल कालोनी, ट्वीन सिटी , 

तालपुरी , रूआबांधा, भिलाई , 
तहसील व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


ललित दास वैष्णव 
( Lalit Das Vaishnav ) 
पिता - स्व . राम दास वैष्णव 
( Late Ram Das Vaishnav) 
निवासी - मोगरा -153 बी- ब्लाक , 
इंटरनेशनल कालोनी , ट्वीन सिटी , 

तालपुरी, रूआबांधा, भिलाई , 
तहसील व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , ओमप्रकाश भारती आत्मज स्व . चिन्ताराम, उम्र 30 वर्ष, निवासी - ग्राम - पथर्रा, पोस्ट 
जंजगिरी, तहसील - धमधा, जिला- दुर्ग ( छ. ग. ) का हूं. यह कि मेरे कुछ आवश्यक दस्तावेजों में मेरा नाम ओमप्रकाश भारती दर्ज है तथा कुछ 
शासकीय तथा अर्द्धशासकीय अभिलेखों व दस्तावेजों में मेरा नाम ओमप्रकाश दर्ज है मेरे पिताजी भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत थे उनके 
सर्विस रिकार्ड में भी मेरा यही नाम दर्ज है जो कि अपूर्णहै. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर सही व पूर्ण नाम / उपनाम ओमप्रकाश भारती रख लिया 
हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं. 


अतः अब मुझे ओमप्रकाश भारती आ . स्व . चिन्ताराम के नाम से जाना, पहचाना , पुकारा व दर्ज किया जावे. 


. 


पुराना नाम 


नया नाम 


ओमप्रकाश 
पिता - स्व . चिन्ताराम 
निवासी - ग्राम - पथर्रा, पोस्ट - जंजगिरी , 

तहसील- धमधा, 
जिला- दुर्ग ( छ. ग. ) 


ओमप्रकाश भारती 

पिता - स्व . चिन्ताराम 
निवासी - ग्राम - पथर्रा, पोस्ट - जंजगिरी , 

तहसील - धमधा, 
जिला - दुर्ग ( छ. ग .) 


भाग 3 ( 1 ) ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 29 सितम्बर 2017 


257 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , श्रीमती सुनिता भारती ध. प. स्व . चिन्ताराम, उम्र 49 वर्ष, निवासी- ग्राम - पथर्रा, पोस्ट 
जंजगिरी, तहसील - धमधा, जिला - दुर्ग ( छ. ग.) की हूं. यह कि मुझसे संबंधित आवश्यक दस्तावेजों में मेरा नाम श्रीमती सुनिता भारती दर्ज है जो 
कि पूर्ण व सही है. मेरे पति स्व . चिन्ताराम भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत थे. उनके सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम सुनिता बाई दर्ज है जो कि 
त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर सही नाम/ उपनाम श्रीमती सुनिता भारती रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के 
समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं . 


अतः अब मुझे श्रीमती सुनिता भारती ध. प. स्व . चिन्ताराम के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


पति - स्व . 


सुनिता बाई 
पति - स्व . चिन्ताराम 
निवासी - ग्राम - पथर्रा, 

पोस्ट - जंजगिरी, 

तहसील - धमधा, 
जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


श्रीमती सुनिता भारती 

चिन्ताराम 
निवासी - ग्राम - पथर्रा, 

पोस्ट - जंजगिरी, 
तहसील - धमधा, 
जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव ( Rajendra Kumar Shrivastava) आत्मज श्री जय नारायण 
श्रीवास्तव, उम्र 58 वर्ष, निवासी - क्वा नं . 5 ए., सड़क -30, टाउनशीप, नंदिनी नगर , अहिवारा, तहसील - धमधा, जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) का हूं. यह 
कि मैं , भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत में कार्यरत हूं. मेरे मतदाता परिचय पत्र तथा बैंक खाता में मेरा पूर्ण व सही नाम राजेन्द्र कुमार 
श्रीवास्तव दर्ज है किन्तु मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्र व सर्विस रिकार्ड में मेरा अपूर्ण नाम है राजेन्द्र कुमार ( Rajendra Kumar ) दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण 
है . मैं अपने नाम को परिवर्तित कर सही नाम / उपनाम राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव रख लिया हूं. तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष 
शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं . 


अतः अब मुझे राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव आ . श्री जयनारायण श्रीवास्तव के नाम से जाना, पहचाना , पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


राजेन्द्र कुमार 


राजेन्द्र कुमार 


कुमार श्रीवास्तव 


पिता - श्री जयनारायण श्रीवास्तव 
निवासी - क्वा नं . 5 ए., सड़क -30 , 
टाउनशीप, नंदिनी नगर, अहिवारा , 

तहसील - धमधा, 
जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


पिता - श्री जयनारायण श्रीवास्तव 
निवासी - क्वा नं . 5 ए., सड़क -30 , 
टाउनशीप, नंदिनी नगर, अहिवारा , 

तहसील - धमधा, 
जिला - दुर्ग ( छ . ग. ) 


258 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2017 


[ भाग 3 ( 1 ) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती शरीन बानो ध. प. नुरूद्दीन अंसारी आत्मज मोहम्मद अतुल्ला अंसारी, उम्र 26 
वर्ष, निवासी- क्वा. नं.- 81 जी, परिजात ब्लाक नं.- बी , तालपुरी, रूआबांधा भिलाई, तहसील व जिला - दुर्ग ( छ. ग.) की हूं. यह कि पूर्व में मेरा 
नाम शरींदा विश्वकर्मा आत्मजा श्री रामाशराय विश्वकर्मा था तथा यही नाम मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व अन्य आवश्यक दस्तावेजों में दर्ज है. मेरा 
विवाह 13-2-2016 को नुरूद्दीन अंसारी के साथ संपन्न हुआ. विवाह पश्चात् मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती शरीन बानो रख 
ली हूं. तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं . 


अतः अब मुझे श्रीमती शरीन बानो ध. प. नुरूद्दीन अंसारी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


शरींदाविश्वकर्मा 
पिता - श्री रामाशराय विश्वकर्मा 
निवासी - क्वा . नं . - 60, वार्ड नं . - 35 , 
जोन -3, सेक्टर -11, दुर्गा मंदिर 

के पास खुर्सीपार, भिलाई , 
तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


श्रीमती शरीन बानो 
पति - नुरूद्दीन अंसारी 
निवासी - क्वा . नं . - 81 जी , 

परिजात ब्लाक नं . - बी , 
तालपुरी , रूआबांधा भिलाई , 
तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, एजाज अहमद सिद्धीकी ( Aijaz Ahmad Siddiquee), आत्मज स्व . मन्जूरूल हक 
सिद्धीकी, निवासी- MO -3 एचटीपीएस कालोनी, विद्युत नगर दरी, तहसील कटघोरा , जिला कोरबा ( छ.ग. ) का हूं. यह कि मेरे पासपोर्ट , आधार 
कार्ड, पैन कार्ड, विभागीय पहचान पत्र एवं शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा सही नाम Aijaz Ahmad Siddiquee ( एजाज अहमद सिद्धीकी ) दर्ज 
है. मैं CSPGCL/ HTPS दरीं कोरबा पश्चिम में कार्यरत हूं, मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम AjajAhmed Siddique दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है. मैं 
अपने नाम को परिवर्तित कर सही नाम Aijaz Ahmad Siddiquee रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ 
पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं . 


अतः अब मुझे Aijaz Ahmad Siddiquee आ . स्व . मन्जूरूल हक सिद्धीकी के नाम से जाना , पहचाना , पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


Ajaj Ahmed Siddique 
पिता - स्व . मन्जूरूल हक सिद्धीकी 
निवासी- MO -3 एचटीपीएस कालोनी, 
विद्युत नगर दरी, कोरबा, ( पश्चिम ) 
तह- कटघोरा , जिला- कोरबा ( छ.ग. ) 


Aijaz Ahmad Siddiquee 
पिता - स्व . मन्जूरूल हक सिद्धीकी 
निवासी- MO - 3 एचटीपीएस कालोनी, 
विद्युत नगर दरी, कोरबा, ( पश्चिम ) 
तह- कटघोरा , जिला - कोरबा ( छ.ग. ) 


भाग 3 ( 1 ) ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2017 


259 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , छबिलाल सिन्हा ( Chhabi Lal Sinha ) आत्मज स्व . नाथूराम सिन्हा ( Late 
Nathooram Sinha ) उम्र 58 वर्ष, निवासी -ज्ञानपथ, सड़क -1, दीक्षित कालोनी, कोसा नगर, वार्ड नं.- 03, मोतीलाल नेहरू नगर भिलाई, 
तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड तथा अन्य दस्तावेजों में मेरा पूरा नाम छबिलाल सिन्हा ( Chhabi Lal 
Sinha ) आ . स्व. नाथूराम सिन्हा दर्ज है जो कि सही है, मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूं. मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व सर्विस 
रिकार्ड में मेरा अपूर्ण नाम छबिलाल दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है, मैं अपने नाम को परिवर्तित कर सही नाम / उपनाम छबिलाल सिन्हा रख लिया हूं 
तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं. 


अतः अब मुझे छबिलाल सिन्हा आ . स्व . नाथूराम सिन्हा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


छबि लाल ( Chhabi Lal ) 
पिता - स्व . नाथूराम ( Late Nathooram ) 
निवासी - ज्ञानपथ, सड़क -1, दीक्षित कालोनी, 

कोसा नगर, वार्ड नं . 03, 
मोतीलाल नेहरू नगर, भिलाई , 
तह. व जिला दुर्ग ( छ. ग. ) 


छबि लाल सिन्हा ( Chhabi Lal Sinha ) 
पिता - स्व . नाथूराम सिन्हा ( Late NathooramSinha ) 
निवासी -ज्ञानपथ, सड़क -1, दीक्षित कालोनी, 

कोसा नगर , वार्ड नं. - 03 , 
मोतीलाल नेहरू नगर, भिलाई , 
तह. व जिला दुर्ग ( छ. ग. ) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , भूरू राम महिलांग ( Bhuru Ram Mahilang ) आत्मज स्व . कंवल महिलांग, उम्र 75 
वर्ष, निवासी- म. नं. 109, सतनामी मोहल्ला, महिलांग पारा, इंदिरा गांधी वार्ड नं. -3, अहिवारा , तहसील धमधा, जिला - दुर्ग ( छ. ग. ), पूर्व 
निवासी -ग्राम कुकदा, तहसील - पाटन, जिला- दुर्ग ( छ. ग. ) का हूं. यह कि मेरे नाम से कृषि जमीन के राजस्व दस्तावेजों में मेरा नाम बैशाखु 
( Baisakhu) आ . कंवल दर्ज है जो कि मेरा पूर्व व घरेलू नाम है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम भूरू राम महिलांग रख लिया हूं. तथा 
यही नाम मेरे आधार कार्ड, पेनकार्ड, बैंक खाता एवं अन्य आवश्यक अभिलेखों/ दस्तावेजों में दर्ज है. इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के 
समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं . 


अतः अब मुझे भूरू राम महिलांग आ . स्व . कंवल महिलांग के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


बैशाखु ( Baisakhu) 

पिता -कंवल 
निवासी - ग्राम - कुकदा, 
तह. - पाटन, जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


भूरू राम महिलांग ( Bhuru Ram Mahilang ) 

पिता - स्व.कंवल महिलांग 
निवासी - म . नं . 109, सतनामी मोहल्ला, 

महिलांग पारा, इंदिरा गांधी 

वार्ड नं .- 3, अहिवारा , 
तह. - धमधा, जिला- दुर्ग ( छ. ग. ) 


260 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2017 


[ भाग 3 ( 1 ) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , नरेन्द्र बसंत राऊत आत्मज स्व . वसंत राव राऊत, उम्र 53 वर्ष, निवासी- राममंदिर के पास, 
अहमद नगर, केम्प-2, वार्ड नं.- 26, भिलाई , तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग. ) का हूं. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूं. मेरे 
आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों में मेरा वास्तविक नाम नरेन्द्र बसंत राऊत ( Narendra Basant Raut) दर्ज है जो कि सही है. किन्तु मेरे सर्विस 
रिकार्ड में मेरा नाम नरेन्द्र बसंत ( Narendra Basant ) दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने नाम/ उपनाम को परिवर्तित कर नया व सही नाम नरेन्द्र 
बसंत राऊत रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं . 


अतः अब मुझे नरेन्द्र बसंत राऊत आत्मज स्व. वसंत राव राऊत के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्जकिया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


नरेन्द्र बसंत ( Narendra Basant) 

पिता - स्व . वसंत राव 
निवासी - राममंदिर के पास , 
अहमद नगर, 

वार्ड नं. - 26, भिलाई , 
तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


केम्प -2 , 


नरेन्द्र बसंत राऊत ( Narendra Basant Raut ) 

पिता - स्व . वसंत राव राऊत 
निवासी - राममंदिर के पास , 

अहमद नगर, केम्प-2, 

वार्ड नं. - 26, भिलाई, 
तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


उपनाम परिवर्तन 


. 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , सुनील कुमार मेहरा आत्मज श्री श्यामलाल, उम्र 29 वर्ष, जाति महार, निवासी - ग्राम 
बरगा, पोस्ट - पेण्ड्री, तहसील व जिला - राजनांदगांव ( छ. ग. ) का हूं. यह कि पूर्व में मेरा नाम सुनील कुमार कोटेंग्ला था तथा यही नाम मेरे समस्त 
शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, शासकीय तथा अर्द्धशासकीय दस्तावेजों व प्रमाण - पत्रों में दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम/ उपनाम सुनील 
कुमार मेहरा रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं. 


अतः अब मुझे सुनील कुमार मेहरा, आ . श्री श्यामलाल के नाम से जाना, पहचाना , पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


सुनील कुमार कोटेंग्ला 

पिता - श्री श्यामलाल 
निवासी - ग्राम - बरगा, पोस्ट - पेण्ड्री , 
तहसील व जिला- राजनांदगांव ( छ. ग. ) 

पिन-491441 


सुनील कुमार मेहरा 

पिता - श्री श्यामलाल 
निवासी - ग्राम - बरगा, पोस्ट - पेण्ड्री, 
तहसील व जिला - राजनांदगांव ( छ . ग . ) 

पिन -491441 


भाग 3 ( 1 ) ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 29 सितम्बर 2017 


261 


विविध 


अन्य सूचनाएं 


कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर ( छ. ग . ) 


बिलासपुर , दिनांक 11 सितम्बर 2017 


[ छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 ( 1 ) के अंतर्गत ] 


क्रमांक / परि ./ 2017 /2178.- अरपा रेत खदान सहकारी समिति मर्या. मंगला पं . क्र . 3809 दिनांक 04-10-96 विकास खण्ड बिल्हा , 
जिला बिलासपुर ( छ. ग. ) को कार्यालय जिला संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाए बिलासपुर के आदेश क्रमांक / परिसमापन/2005/1058 दिनांक 
06-09-05 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 70 ( 1 ) के तहत दिनांक 17-05-2012 के द्वारा श्री 
एस. आर. भगत सहकारिता विस्तार अधिकारी कोटा , को परिसमापक नियुक्त किया गया है. 


परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है परिसमापन की कार्यवाही से 
मै इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा. 


अतः मैं दिलीप जायसवाल , उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक / एफ /15-19/ 
15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार , सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये 
छ. ग . सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 ( 1 ) के तहत अरपा रेत खदान सहकारी समिति मर्या.मंगला पं. क्र . 3809 दिनांक 04-10-96 
विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर ( छ. ग. ) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय ( बॉडी कारपोरेट ) समाप्त करता हूँ. 


यह आदेश आज दिनांक 11-09-2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया . 


बिलासपुर , दिनांक 11 सितम्बर 2017 


[ छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 ( 1 ) के अंतर्गत ] 


क्रमांक / परि ./ 2017/ 2179.- बहुद्देशीय सहकारी समिति मर्या. चकरभाटा, पं. क्र . 757 दिनांक 14-11-1978 विकासखण्ड बिल्हा, 
जिला बिलासपुर ( छ. ग.) को कार्यालय जिला संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाए बिलासपुर के आदेश क्रमांक/ परिसमापन / 2006/884 दिनांक 
11-07-06 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 70 ( 1 ) के तहत आदेश क्रमांक / 863 दिनांक 14 
11-2012 के द्वारा श्री अरूण कुमार शर्मा सहकारिता विस्तार अधिकारी बिल्हा, को परिसमापक नियुक्त किया गया है. 


परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है परिसमापन की कार्यवाही से 
मै इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा. 


अतः मैं दिलीप जायसवाल , उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक / एफ / 15-19 / 
15-02 / 2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये 
छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 ( 1 ) के तहत बहुद्देशीय सहकारी समिति मर्या. चकरभाटा, पं. क्र . 757 दिनांक 14-11-1978 
विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर ( छ. ग. ) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय ( बॉडी कारपोरेट ) समाप्त करता हूँ . 


यह आदेश आज दिनांक 11-09-2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया . 


दिलीप जायसवाल , 


उप पंजीयक . 


संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2017 . 


